निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


31 भाद्र 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 894 ) पटना , शुक्रवार , 22 सितम्बर 2017 


स्वास्थ्य विभाग 


आदेश 

16 मई 2017 
सं० इन्मेड (एच) क्यू1 - 31 / 91 ( खण्ड) - 562 ( अ०भि० ) — विभागीय संकल्प संख्या 417( दे०चि० ) दिनांक 
31.01. 2006 द्वारा होमियोपैथिक प्रक्षेत्र के चिकित्सकों को राजपत्रित घोषित किया जा चुका है । विभाग द्वारा इस संबंध 
में निर्गत संकल्प में केवल चिकित्सक शब्द का प्रयोग है । होमियोपैथिक प्रक्षेत्र में समान अर्हता प्राप्त चिकित्सक के 
अतिरिक्त राजकीय आर0बी0टी0एस0 होमियोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय , मुजफ्फरपुर में शिक्षण कार्य से सबंद्ध 
शैक्षणिक क्षेत्र के पदाधिकारी भी हैं , चूँकि इनका पदनाम अलग है और चिकित्सक एवं शिक्षण संवर्ग अलग - अलग है , 
इससे ऐसी भाँतियाँ उत्पन्न हो रही है कि शिक्षण कार्य से संबंधित व्याख्याता / समकक्ष या उच्चतर पद के पदाधिकारी 
राजपत्रित घोषित नहीं किये गये है । पूर्व निर्गत आदेश की अस्पष्टता के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है । उक्त के 
कारण राजकीय आर0बी0टी0एस0 होमियोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर के शिक्षण कार्य से संबद्ध 
पदाधिकारियों को राजपत्रित घोषित करने का मामला सरकार के विचाराधीन था । 

सम्यक विचारोपरान्त राजकीय आर0बी0टी0एस0 होमियोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर के शिक्षण 
कार्य से संबद्ध शैक्षणिक प्रक्षेत्र के सभी पदाधिकारियों को राजपत्रित घोषित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

नागेन्द्र प्रसाद , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 894 -571 + 300 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


